रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 . 


HAR 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3--- उप - खण्ड (i) 
PART II— Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 20 , 2012 / कार्तिक 29 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20 , 2012 /KARTIKA 29 , 1934 


सं . 591 ] 
No. 591 ] 


ARTIKA 29, 1000 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 2012 
सं . 30 / 2012 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै. टे . ) 


सा . का.नि. 835( अ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के उप नियम ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , दिनांक 08 मार्च, 2002 की 
सा . का .नि . 182 ( ई.) द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -11 , खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 08 मार्च, 
2002 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/ 2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे.), भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: 


( 1) उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका -।। में - 


( क ) क्र . सं . 06 से 08 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

नामत: - 
| 6. बंगलौर - । | कर्नाटक राज्य में , बृहत बंगलौर महानगर पालिका, के वार्ड संख्या 24 से 29, 

| वार्ड संख्या 49 से 59, वार्ड संख्या 79 से 90, वार्ड संख्या 111 से 117, वार्ड 
संख्या 145 से 152, वार्ड संख्या 171 से 176 तथा वार्ड संख्या 188 से 194 
में , अनेकल तालुक में (बंगलौर -1।। के क्षेत्राधिकार में आने वाले कन्नाईकारा 
अग्राहारा में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर), बंगलौर के शहरी जिला में पूर्वी बंगलौर 
के तालुक में वार्थर के होबलिस, कृष्णाराजपुरम तथा बीदरहली के अंतर्गत आने 
वाले क्षेत्रों में , बंगलौर शहरी जिला के बंगलौर दक्षिणी तालुक में बेगुर के होबली 
में आने वाले क्षेत्रों में ,बंगलौर ग्रामीण जिले के होसकोटे तालुक में , चिकबल्लापुर 
तथा कोलर के सभी जिलों में । 


4343 G1/2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3(i)] 
- 

- - - - - -- --- ---- --- - 
7. | बंगलौर -।। | कर्नाटक राज्य में , बृहत बंगलौर महानगर पालिका, के वार्ड संख्या 1 से 8, वाई 

संख्या 18 से 23 , वाई संख्या 30 से 34 , वार्ड संख्या 38 का भाग ( तमकूर 
सड़क के बायी तरफ का दक्षिणी-पश्चिमी भाग) वार्ड संख्या 39 , वार्ड संख्या 40 
का भाग ( तमकूर सड़क का दक्षिणी-पश्चिमी भाग ), वार्ड संख्या 41 एवं 42, वाई 
संख्या 46 से 48, वार्ड संख्या 60 से 63, वार्ड संख्या 70 से 71 , वाई संख्या 
78 तथा वार्ड संख्या 91 के क्षेत्रों में , बंगलौर ग्रामीण जिला के डोडाबल्लापुर तथा 

देवनहल्ली के तालुक में , तमकूर, चित्रदुर्ग, दावनगेरे एवं हावेरी के जिले । 
| 8. | बंगलौर-।।। कर्नाटक राज्य में , बृहत बंगलौर महानगर पालिका के वार्ड संख्या 9 से 17, 

वाई संख्या 35 से 37 , वाई संख्या 38 तथा 40 का भाग ( राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 4 का उत्तर - पश्चिम की तरफ वाला क्षेत्र), वाई संख्या 43 से 45 , वार्ड 
संख्या 64 से 69 , वार्ड संख्या 72 से 77 , वार्ड संख्या 92 से 110, वार्ड संख्या 
118 से 144 , वार्ड संख्या 153 से 170, वार्ड संख्या 177 से 187 तथा वाई 
संख्या 195 से 198 का क्षेत्र और बंगलौर शहरी जिला के उत्तरी बंगलौर के 
तालुक में यशवंतपुर, दासनपुरा तथा हेसरगट्टा के होबलिस के अंतर्गत आने वाले 
क्षेत्र, दक्षिणी बंगलौर के तालुक में केनगेरी, तावड़केरे और उत्तर हल्ली होबालिस 
के क्षेत्रों में और अनेकल के तालुक के कन्नाईकारा अग्रहारा के अंतर्गत क्षेत्रों में , 
और बंगलौर ग्रामीण जिला में नेलामंगला तालुक के अंतर्गत क्षेत्रों में , कनकपुरा , 
चन्नपटन , रामनगरम और रामनगरम जिले के मगाड़ी तालुक के अंतर्गत क्षेत्रों 
में । 


( ख ) 


क्र . सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: 


| 10. बेलगाम 


10. | बेलगाम 


कर्नाटक राज्य में बेलगाम, बेल्लारी, रायचुर , बीजापुर, बगलकोट , गडग, धारवाइ, 
गुलबर्ग, कोप्पल, बीदर तथा यादगिर जिले में । 


कर्नाटक राज्य में बल 


[ फा. सं. 208/ 16/2012- सी. एक्स . 6 ] 

एम . के. सिन्हा, निदेशक 


टिप्पण : मुख्य अधिसूचना संख्या 14/ 2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे.), दिनांक 08 मार्च, 2002 , को 

भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -।।, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 8 मार्च, 2002 की 
सा. का . नि . संख्या 182 (ई) द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे बाद में अधिसूचना संख्या 
2212002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( ग.टे.) दिनांक 4 जून, 2002 द्वारा दिनांक 4 जून , 2002 की 
सा . का . नि. संख्या 403(ई.) द्वारा संशोधित किया गया था , इसका अंतिम संशोधन दिनांक 
19.3. 2010 की अधिसूचना संख्या 13/ 2010 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे.) द्वारा किया गया जो 
भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II , खंड 3, उप खंड, (i) में दिनांक 19 मार्च, 2010 की 
सा . का .नि . 198 ( ई.) द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


[ 477 11— qug 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th November, 2012 
No. 30 /2012 - Central Excise (N . T.) 


7 


GS.R . 835 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of rule 3 of the Central Excise 
Rules, 2002 , the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) number 14 /2002-Central Excise (N . T .), dated the gth March , 2002 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section 3 , Sub - section (i), vide number 
G . S.R . 182( E ), dated the 8th March , 2002 , namely ,- . 


(1) In the said notification , in Table II , 


(a ) for serial number 6 to 8 , and entries relating thereto , the following shall be substituted , 

namely : 


6 . 


Bangalore -I 


7 . 


Bangalore - 11 


| In the Ward Nos , 24 to 29 , Ward nos. 49 to 59 , Ward Nos. 79 to 
90 , Ward Nos. 111 to 117 , Ward Nos . 145 to 152 , Ward Nos. 171 
to 176 and Ward Nos . 188 to 194 of Bruhat Bangalore 
Mahanagara Palike, in the taluk of Anekal ( excluding areas 
covered by Kannaikara Agrahara falling in the jurisdiction of 
Bangalore - Ill Commissioner), in the areas comprising of the 
Hoblis of Varthur, Krishnarajapuram and Bidarahalli in the taluk 
of Bangalore East in Bangalore Urban District, in the areas 
comprising of the hobli of Begur in the Bangalore South Taluk of 
Bangalore Urban district, in the taluk of Hoskote of Bangalore 
Rural District , in the entire districts of Chikballapur and Kolar in 
the State ofKarnataka . 
In the areas of Ward Nos. I to 8 , Ward Nos . 18 to 23, Ward Nos. 
30 to 34 , Part of Ward No . 38 ( south -west of Tamkur Road - left 
side ), Ward No. 39 , Part of Ward No. 40 , (south -west of 
Tamkur Road ), Ward No. 41 and 42 , Ward Nos . 46 to 48 , Ward 
Nos. 60 to 63, Ward Nos . 70 and 71 , Ward No. 78 and Ward No. 
91 of Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, in the Talukas of 
Doddaballapur, and Devanahalli of Balgalore Rural District, the 
districts of Tamkur, chitradurga, Davanagere and Haveri, in the 
State ofKarnataka . 
In the areas of Ward Nos. 9 to 17 , Ward Nos. 35 to 37 , Part of 
Ward Nos. 38 and 40 , (north - west side of National Highway No. 
4 ), Ward Nos . 43 to 45 , Ward Nos . 64 to 69, Ward Nos . 72 to 77 , 
Ward Nos. 92 to 110 , Ward Nos. 118 to 144 , Ward Nos . 153 to 
170 , Ward Nos . 177 to 187 and Ward Nos . 195 to 198 of Bruhat 
Bangalore Mahanagara Palike, and areas comprising hoblis of 
Yeshwantpur, Dasanpura and Hesargatta in the Taluk of 
Bangalore North of Bangalore Urban District, areas comprising 
of Kengeri, Taverekere and Uttarahalli hoblis in the Taluk of 
Bangalore South and the areas comprising of Kannaikara 


8 . 


Bangalore- III 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 SEC . 3(1)] 


- 


- 


- 


Agrahara of the Taluk of Anekal and in the areas comprising of 
the Taluk of Nelamangala in Bangalore Rural District , the areas 
comprising of Taluks of Kanakapura , Channapatna , 
Ramanagaram and Magadi of Ramangaram District in the State 
of Karnataka . 


(b ) for serial number 10 , and entries relating thereto , the following shall be substituted , 

namely : 


10 . Belgaum 


In the districts of Belgaum , Bellary , Raichur, Bijapur, Bagalkot, 
Gadag , Dharwad , Gulbarga, Koppal, Bidar and Yadgir in the 
State of Karnataka 


[F . No. 208 / 16 /2012 -CX ,61 

M . K . SINHA , Director 


Note .- The principal notification number 14 /2002 - Central Excise (N . T .),dated the 
8th March , 2002 was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II, Section 
3 , Sub - section (i), vide number G .S. R . 182 (E ), dated the 8th March , 2002 , and the 
same was subsequently amended vide notification number 22 /2002 -Central Excise 
(N . T .) dated the 4th June, 2002 vide number G . S.R . 403 (E ), dated the 4th June , 2002 
and was last amended vide notification No. 13 /2010 - Central Excise (N . T .) dated 
19.03 .2010 , which was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part -II , 
Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 198 (E ), dated the 19th March , 2010 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110061 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


